रजिस्ट्री से. डी . एल. - 33004/98 


REGD. NO . D L - 33004/ 98 


RtN 


. i . 


सपमेषजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग -- खण्ड 4 
PART III - Section 4 


IMANAM 


१ / 4196 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


. 


- 


- . - 


- 


- 


सं० ] 
No. 6 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 15 , 1999 / पौष 25 , 1920 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 25 , 1999/ PAUSA 25, 1920 . 


दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया 

अधिसूचना 

नई, दिल्ली, 15 जनवरी, 1999 
सं. 710 : 1 : एम : 23 ( 99 ). -- इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया की परिषद कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 ( 1980 का 
56 ) की धारा 39 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 
में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कुछ नियम बनाती है : 

1. अब, अतः उक्त धारा की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धिनियमों का प्रारूप 

प्रकाशित करता है , जो इनसे सम्भवतः प्रभावित हो सकते हैं । 
2. एतद्वारा यह नोटिस दिया आता है कि यदि उक्त विनियमों के प्रारूप के बारे में कोई व्यक्ति कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह 

उस तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया, आइ सी एस 
आइ हाउस, 22, दि इंस्टीट्यूशनल एरिया , लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003 के पास भेज देजिस दिन उक्स विनियमों के प्रारूप वाले भारत 

के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध हो जाती हैं । 
विनियमों का प्रारूप : - - 1. ( 1 ) इन विनियमों को कम्पनी सचिव ( संशोधन ) विनियमावली, 1999 कहा जाएगा । 
( 2 ) यह विनियम भारत के राजपत्र में उनके अन्तिम रूप से प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 में 
( 1 ) विनियम 48 में 

विनियम 48 , खण्ड ( vi ) के उपनियम ( 1) ( क ) में उप- खण्ड ( vi ) के बाद निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाए , अर्थात् 
" 48 ( 1 ) ( क ) ( vi ) 

( vi ) कम्पनी सचिवों की किसी पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव के अधीन या परिषद की राय में जहां पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव प्राप्त 
करने की गुंजाइश है , एक्जीक्यूटिव के रूप में दो वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । " 

परिषद के आदेश से , 

डा . एस. पी. नारंग, सचिव 
136 GI/ 99 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


व्याख्यात्मक टिप्पणी. -- वर्तमान कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 में किसी प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव के अधीन कार्य के अनुभव को 
प्रबन्धन / प्रशिक्षु प्रशिक्षण से छूट की मंजूरी के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है । यह महसूस किया गया है कि प्रशिक्षण की आधारभूत अवधारणा में कमी किए 
बिना कार्य के अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण से छूट की मंजूरी देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यवसाय 
में प्रेक्टिस - करने वालों का कार्पोरेट सेक्टर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, और कुछ प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों ने पहले ही अपनी प्रक्टिस जमा ली है, इसलिए 
प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव के अधीन प्राप्त ज्ञान और अनुभव भावी कम्पनी सचिवों के लिए बहुत सुसंगत है । एक बात और भी है कि पाठ्यक्रम में पंजीकृत 
विद्यार्थियों की तेजी से बढ़ती आ रही संख्या तथा कम्पनियों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण दिलाने की सुविधाओं की सीमा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया 
है कि प्रशिक्षण से छूट की मंजूरी के लिए कम्पनी सचिवों के अधीन कार्य के अनुभव को मान्यता प्रदान करने के लिए विनियम 48 में संशोधन किया जाए । 
नोट : - मुख्य विनियम की अधिसूचना आई सी एस आई सं. 710/2( 1 ) दिनांक 16 सितम्बर , 1982 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित 

द्वारा संशोधन किए गए थे : 
( 1) अधिसूचना सं. आई सी एस आई/710/2/ एम (1) दिनांक 30 -3 - 1984 
( 2 ) अधिसूचना सं . आई सी एस आई/710/ 2/ एम (1 ) दिनांक 3 -5 - 1984 
( 3 ) अधिसूचना सं ./710 / 2/ एम ( 1) दिनांक 30 - 12 - 1985 
( 4 ) अधिसूचना सं./710/ 2/ एम ( 1 ) दिनांक 9- 9- 1986 
( 5 ) अधिसूचना सं./710 /2/ एम ( 1 ) दिनांक 23 - 2- 1987 
( 6 ) अधिसूचना सं./ 710/2/ एम ( 1 ) दिनांक 9- 3- 1987 
( 7 ) अधिसूचना सं. आई सी एस आई/ 710 /2/( एम )/2 दिनांक 22 -8 - 1988 
( 8 ) अधिसूचना सं. आई सी एस आई/710 /2/ ( एम )/2 दिनांक 23 -8 - 1988 
( 9 ) अधिसूचना सं. 710 / 1 /( एम )/18 दिनांक 20 -8 -- 1993 और 24 - 11 - 1993 
( 10 ) अधिसूचना सं . 710/ 1/ ( एम ) / 17 दिनांक 21 - 2 - 1995 
( 11 ) अधिसूचना सं. 710 /1/( एम )/ 20 दिनांक 28 -11 - 1996 


[ विज्ञापन/III /IV / असाधारण/ 121/98 ] 


THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th January, 1999 
No. 710 : 1: M : 23 (99).. Whereas in exercise of the power conferred by sub -Section (1) of Section 39 of the Company 
Secretaries Act , 1980 ( 56 of 1980 ), the Council of the Institute of Company Secretaries of India withthe prior approval of the 
Central Government, has formulated certain regulations specified below , for amending the Company Secretaries Regulations , 
1982 : 


1 . Now , therefore in pursuance of sub - section ( 3 ) of the said section , the Institute hereby publishes the said 

draft regulations for information of the persons likely to be affected thereby . 
2 . Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the 

said draft regulations may forward the same within forty five days of the date on which copies of the Gazette 
of India containing the said draft regulations are made available to the public , to the Secretary , The Institute 

of Company Secretaries of India , ICSI House , 22 , Institutional Area, Lodi Road , New Delhi- 110003 . 
Draft Regulations.- ---1 . (1 ) These Regulations may be called the Company Secretaries ( Amendment) Regulations, 


. 


1999 . 


(2 ) These regulations shall come into force on the date of their final publication in the Gazette of India . 
2 . In the Company Secretaries Regulations, 1982 - - 
(1) In Regulation 48 

After sub - clause (v) in sub -regulation (1) (a) of Regulation 48 , clause ( vi ) shall be inserted, namely 


- 


- - 


- 


[ UM III - US 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ 48 (1 ) (a) (vi) 
(vi) two years experience as an executive or three years experience as an assistant under a Company 

Secretary in whole -time practice or in a firm of such Company Secretaries, which in the opinion of the 
Council provides scope for acquiring sufficient professional experience." 

By order of the Council, 

Dr. S . P . NARANG , Secy , 
Explanatory Note : - Under the existing Company Secretaries Regulations, 1982 the work experience under a Company 
Secretary in Practice is not recognised for granting exemption from undergoing management/ apprenticeship training. It is felt 
that a liberal approach may have to be given to grant exemption from undergoing training based on the work experience and 
withot diluting the basic concept of the training . Keeping in view that the practising side of the profession has made visible 
impact in the Corporate Sector , and a few of Company Secretaries in practice have already established their practice . The 
knowledge and exposure acquired under a Company Secretary in practice is also verymuch relevant to the prospective Company 
Secretaries. Further, in view of the rapid increase in the number of students registering for the course and the limitation of 
facilities for arranging the training for large number of students in the companies ; it has been decided to amend Regulation 48 
for recognising the work experience under Company Secretaries in practice for granting exemption from undergoing training. 
Note : — Principal regulations were published vide notification ICSINo. 710 /2 (1) dated 16th September , 1982 and subsequently 
amended vide :- - 

(i) Notification No . IC $ 1/710 /2/ M (1) dated 30 - 3- 1984 . 
( ii) Notification No . ICSI/710 /2/ M ( 1) dated 3 -5 - 1984 . 
( iii ) Notification No. 710 /2 / M (1) dated 30 - 12- 1985. 
(iv ) Notification No. 710 /2 /M ( 1 ) dated 9 -9 - 1986 . 
(v) Notification No. 710/2/M (1) dated 23-2 - 1987. 
( vi ) Notification No. 710 /2 / M (1) dated 9 -3 - 1987 . 
(vii ) Notification No. ICSI/710 /2/M / 1 dated 22 -8 - 1988. 
(viii) Notification No . ICSI/710 /2 /M /1 dated 23-8 -1988 . 
( ix ) Notification No. 710 /1 (M )/ 18 dated 20-8- 1993 and 24 -11- 1993 . 
(x) Notification No. 710 /I (M )/ 17 dated 21-2- 19895. 
(xi) Notification No . 710 /1(M )/20 dated 28 -11- 1996. 

[Advd/III /IV / Exty /121/ 98 ] 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapurl , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublic . : D :- 11114 - - 1999 


